Share 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 पौष 1935 ( श०) 
संख्या 3 राँची, बुधवार 

15 जनवरी, 2014 (ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 59 -68 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी .ई.,डिप० -इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान- सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 

इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


60 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 15 जनवरी 2014 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


Notification 
The 13th January , 2014 


No.- 09 A: Sanction is accorded in favour or Sri Swarn Shanker Prasad , Additional Chief 


Judicial Magistrate -cum- Assistant Sessions Judge - III -cum- Civil Judge (Senior Division)-I, East 
Singhbhum , Jamshedpur for encashment of one month s Earned Leave equivalent to one month s 
leave salary admissible for one block year commencing from 1st November, 2011 to 31st October, 
2013 under Rule(s) 227, 228 & 240( c ) of Jharkhnad Service Code and Proviso IX of the State 


Government Resolution No.- 6 /Est. Vividh 7 / 2006 ka 4598 /Ranchi dated the 29th August, 2006 . 


By order of the Court , 


___ Ambuj Nath, 
Registrar (Admn .) 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 
28 दिसम्बर, 2013 


संख्या - 06/ कृषि स्था० विविध- 04 / 2013 --4090 - श्री पियुस कुजूर , तत्कालिन जिला भूमि 
संरक्षण पदाधिकारी, रांची को अधिसूचना संख्या-2748 दिनांक 24 अगस्त, 2013 के द्वारा 
निलंबित किया गया था | श्री कुजूर दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं । श्री 
कुजूर का सेवा निवृत्त को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तत्कालिन प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते 
हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सा०), रांची के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 15 जनवरी 2014 


61 


श्री कुजूर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात इनके उपर लगाये 
गये आरोप में दण्ड देने / नहीं देने पर अलग से निर्णय लिया जाएगा | 


___ संख्या- 06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013- 4091-- श्री चंद्रमोहन पुराण , जिला भूमि संरक्षण 
पदाधिकारी , जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में जिला कृषि पदाधिकारी, 
चाईबासा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता हैं | 


संख्या- 06 / कृ०राजस्था०- 09 / 2013-4092-- श्री ब्रह्मदेव प्रसाद मण्डल, उप निदेशक , भूमि 
संरक्षण अनुसंधान केन्द्र , डेमोटांड़, हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में प्राचार्य , 
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, हेहल , रांची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता 


संख्या- 06 / कृ राजस्था०-09/ 2013-4093-- श्री राजीव कुमार, उप निदेशक , भूमि संरक्षण , 
रांची को अपने वेतनमान में अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक , भूमि संरक्षण, 
झारखण्ड, रांची के पद के प्रभार में रहेंगे | 


संख्या - 06 / कृ०राजस्था०-09/ 2013-4094-- श्री संजय कुमार सिंह, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, 
जमशेदपुर को स्थानांतरित करते हुए जिला संरक्षण पदाधिकारी, चाईबासा के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । श्री सिंह अगले आदेश तक जिला भूमि संरक्षण 
पदाधिकारी , जमशेदपुर के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013- 4095 – श्री शिवकुमार राम , सर्वेलेंस पदाधिकारी, रांची को 
स्थानांतरित करते हुए भूमि संरक्षण पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 06 /कृराजस्था०- 09 / 2013-4096 – श्री रामआश्रय राम , भूमि संरक्षण पदाधिकारी , 
डालटेनगंज को स्थानांतरित करते हुए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी , रांची के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । श्री राम अगले आदेश तक भूमि संरक्षण ( सर्वे) 
पदाधिकारी , रांची के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


__ संख्या-06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013- 4097 - श्री अनिमानन्द टोप्पो, सहायक मिट्टी रसायनविद , 
गुमला को स्थानांतरित करते हुए अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी ( सा०), सिमडेगा के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 15 जनवरी 2014 
__ संख्या-06/ कृ०राजस्था०-09/2013- 4098 – श्री जय प्रकाश तिवारी, सहायक निदेशक सर्वे, भूमि 
संरक्षण , रांची को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में उप कृषि निदेशक ( अभियंत्रण), संयुक्त 
कृषि निदेशक कार्यालय , रांची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | 
श्री तिवारी अगले आदेश तक सहायक निदेशक सर्वे, भूमि संरक्षण , रांची एवं क्षेत्रीय नोडल 
पदाधिकारी , सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना, रांची के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या - 06 / कृ राजस्था०- 09/ 2013 -4099 – श्री एम० एस० ए० महालिंगा शिवा , अनुमण्डल 
कृषि पदाधिकारी ( सा०), सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए जिला उद्यान पदाधिकारी, चाईबासा के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | श्री शिवा अगले आदेश तक कनीय 
पौधा संरक्षण पदाधिकारी, चाईबासा के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013 - 4100 - श्री ब्रजेश्वर दूबे, जिला कृषि पदाधिकारी, चाईबासा 
को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में उप कृषि निदेशक ( सा०), कृषि निदेशालय , राँची के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -06 / कृ राजस्था०- 09 / 2013-4101 - श्री अशोक, कुमार सिन्हा, उप कृषि निदेशक 
( सा० ), कृषि निदेशालय, रांची को स्थानांतरित करते हुए अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी ( सा० ), चतरा 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 06 / कृ०राजस्था०-09/ 2013- 4102 - श्री धीरेन्द्र कुमार पांडेय , अनुमण्डल कृषि 
पदाधिकारी ( सा०), चतरा को स्थानांतरित करते हुए जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी , डालटेनगंज 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 06/ कृ०राजस्था०- 09/ 2013-4103 – श्री सतेन्द्र प्रसाद , उप कृषि निदेशक (प्रक्षेत्र ), 
हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में जिला कृषि पदाधिकारी , हजारीबाग के पद 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 06/ कृ०राजस्था०- 09/ 2013-4104- डॉ . दिलीप कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक सर्वे, 
भूमि संरक्षण, हजारीबाग अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त भूमि संरक्षण पदाधिकारी , 
चतरा के पद के प्रभार में रहेंगे | 


संख्या -06/ कृ• राजस्था०- 09/ 2013-4105 श्री सत्यनारायण महतो, भूमि संरक्षण सर्वे 
पदाधिकारी, गुमला को स्थानांतरित करते हुए भूमि संरक्षण पदाधिकारी, राँची के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 15 जनवरी 2014 


63 


संख्या- 06 / कृ०राजस्था०-09/ 2013-4106 – श्री मदनमोहन जयसवाल, भूमि संरक्षण 
पदाधिकारी , चतरा को स्थानांतरित करते हुए भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी , गुमला के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013-4107 – श्री विमल बाखला, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची 
को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में संयुक्त ईखायुक्त , राँची के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 06 /कृराजस्था०- 09/ 2013 -4108 श्री सुखदेव हेम्ब्रम , जिला कृषि पदाधिकारी , 
हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए सर्वेलेन्स पदाधिकारी, राँची के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -06/ कृ०राजस्था०- 09/ 2013- 4109 – डॉ० सुभाष सिंह , जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद 
को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में जिला कृषि पदाधिकारी , गुमला के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -06/ कृ०राजस्था०- 09/ 2013-4110 – श्रीमती भगवती झा , परियोजना पदाधिकारी , सुखी 
खेती विकास योजना, कांके , राँची को स्थानांतरित करते हुए सहायक निदेशक , गन्ना विकास , राँची 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 06/ कृ राजस्था०- 09/ 2013-4111 - श्री सुनील कुमार , प्राचार्य, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र 
हेहल , राँची को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान 
केन्द्र डेमोटांड़, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 06/ कृ•राज स्था०- 09/ 2013- 4112 - श्री पारसनाथ उरांव , जिला उद्यान पदाधिकारी , 
हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (सा० ), चास , बोकारो के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | श्री उरांव अगले आदेश तक भूमि संरक्षण 
सर्वे पदाधिकारी, बोकारो के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या - 06 / कृ०राज स्था०-09/ 2013-4113 श्री दिनेश कुमार मांझी, जिला कृषि पदाधिकारी 
गुमला को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में जिला कृषि पदाधिकारी, धनबाद के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | श्री मांझी अगले आदेश तक कनीय पौधा 
संरक्षण पदाधिकारी, धनबाद एवं जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक , बलियापुर , धनबाद के पद के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगे । 


64 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 15 जनवरी 2014 
संख्या -06/ कृ•राज स्था०-09/ 2013-4114 - श्री अशोक सम्राट , भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी , 
बोकारो को स्थानांतरित करते हुए जिला उद्यान पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है | श्री सम्राट अगले आदेश तक भूमि संरक्षण सर्वे 
पदाधिकारी , हजारीबाग के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या- 06 / कृ•राजस्था०- 09 / 2013-4115 – श्री विजय आनन्द, भूमि संरक्षण पदाधिकारी , 
गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए भूमि संरक्षण पदाधिकारी , गुमला के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है | श्री आनन्द अगले आदेश तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी , सिमडेगा 
के पद के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


संख्या - 06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013-4116 – श्री असीम रंजन एक्का, सहायक निदेशक गन्ना 
विकास , राँची को स्थानांतरित करते हुए सहायक बीज परीक्षण पदाधिकारी , राँची के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 06 / कृ०राजस्था०-09/ 2013-4117 श्री ब्रह्मदेव साह , सहायक निदेशक उद्यान , 
हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में संयुक्त निदेशक ( अभियंत्रण), भूमि 
संरक्षण निदेशालय , राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013-4118 श्री राकेश कुमार चौधरी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी , 
चक्रधरपुर को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में उप निदेशक ( कृषि अभियंत्रण), कृषि 
निदेशालय, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -06/ कृराजस्था०-09/ 2013-4119 श्री मिथिलेश कुमार कालिन्दी, सहायक कृषि 
निदेशक रसायन , राँची को स्थानांतरित करते हुए अनुदेशक , उद्यान , प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र हेहल , 
राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 06/ कृ०राजस्था०- 09/ 2013-4120 श्री ओमप्रकाश सिन्हा , कनीय पौधा संरक्षण 
पदाधिकारी , हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी , राँची एवं दिनांक 
28 फरवरी , 2013 को श्री सुखदेव हेम्ब्रम के सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वेलेन्स पदाधिकारी , राँची के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार, 15 जनवरी 2014 


65 


संख्या-06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013 -4121 - श्री रखीस्त हेर्मोन बाड़ा , कनीय पौधा संरक्षण 
पदाधिकारी , राँची को स्थानांतरित करते हुए भूमि संरक्षण पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-06/कृराजस्था०-09/ 2013 -4122 श्री विकास कुमार , अनुमंडल कृषि पदाधिकारी 
( सा० ), चास, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अपने वेतनमान में जिला 
कृषि पदाधिकारी, राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013- 4123 - श्री सिरिल एक्का , सहायक मिट्टी रसायनविद, 
चक्रधरपुर को स्थानांतरित करते हुए परियोजना पदाधिकारी , सुखी खेती विकास योजना , कांके , 
राँची के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । । 

संख्या-06/ कृ०राजस्था०- 09 /2013-4124- श्री नोबेल टोप्पो, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ( सा० ), 
गुमला को स्थानांतरित करते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ( सा०), राँची के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । यह पदस्थापन दिनांक 1 अप्रैल , 2014 से प्रभावी होगा | 

संख्या-06/ कृ•राजस्था०-09/ 2013 -4125 श्री सुनील कुमार सिन्हा, भूमि संरक्षण पदाधिकारी , 
सिमडेगा की सेवा कृषि निदेशक , झारखण्ड, राँची को समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु वापस की 
जाती है । 

संख्या -06/ कृ०राजस्था०-09/ 2013-4126 – श्री नित्यानन्द सिंह, भूमि संरक्षण पदाधिकारी , 
गिरिडीह की सेवा कृषि निदेशक , झारखण्ड, राँची को समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु वापस की 
जाती है । 

संख्या - 06/ कृ०राजस्था० -09/ 2013- 4127 – श्री राकेश कुमार कनौजिया, भूमि संरक्षण ( सर्वे) 
पदाधिकारी, हजारीबाग की सेवा कृषि निदेशक , झारखण्ड, राँची को समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु 
वापस की जाती है । 

संख्या - 06 / कृ०राजस्था०- 09 / 2013-4128 श्री जूलियन एमाई एक्का, भूमि संरक्षण ( सर्वे ) 
पदाधिकारी, राँची की सेवा निदेशक , भूमि संरक्षण , झारखण्ड, राँची को समकक्ष पद पर पदस्थापन 
हेतु वापस की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप कुमार टोप्पो , 


सरकार के उप सचिव । 


66 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार , 15 जनवरी 2014 


अधिसूचना 
9 जनवरी , 2014 


संख्या- 02/ विधि -02/ 2005 - 73- श्री , एम० एस० ए० महालिंगा शिवा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास 
पदाधिकारी, सरायकेला संप्रति जिला कृषि पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, 
सरायकेला के पद पर पदस्थापन अवधि में इंदिरा आवास योजनांतगर्त आवंटित आवासों में 
अनियमितता बरते जाने से संबन्धित प्राप्त आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प सं० -581 
दिनांक 24 फरवरी , 2010 के द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी । 

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने सभी तथ्यों को सुनने के उपरांत अपना 
अधिगम समर्पित किया, जिसमें उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के लिए दोषी पाया गया । 

जाँच प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक - 2420 दिनांक 18 अगस्त , 2012 के द्वारा 
श्री शिवा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई , जिसके आलोक में श्री शिवा ने अपने पत्रांक 
1484 दिनांक 17 सितम्बर, 2012 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित की । 

विभाग में श्री शिवा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा पर समीक्षा किया गया एवं यह पाया 
गया कि अपने द्वितीय कारण पृच्छा में श्री शिवा ने कोई नया तथ्य अपने बचाव में नहीं दिये 


अतः श्री शिवा के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में इन्हें निम्नलिखित दण्ड दिया जाता 


1. निंदन की सजा । 
2. श्री एम० एस० ए० महालिंगा शिवा , तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरायकेला 

संप्रति जिला कृषि पदाधिकारी , सिमडेगा के दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से 
रोक । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुलसे बखला, 
निदेशक (प्र० ) कृषि - सह - संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , 15 जनवरी 2014 


कल्याण विभाग 


प्रभार प्रतिवेदन 
8 जनवरी , 2014 


संख्या-41 - अधोहस्ताक्षरी मैं , राजीव अरुण एक्का, भा०प्र०से० ( झा० - 1944 ) सचिव , 
समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग , झारखण्ड, राँची श्री एल० खियांगते, भा०प्र०से० 
( झा० -1988 ) प्रधान सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 6 जनवरी, 2014 से 
13 जनवरी , 2014 तक के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय , भारत सरकार की Exposure Visit 
Team के साथ वियतनाम की यात्रा में जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 8 जनवरी, 2014 को 
सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करता हूँ । 


की 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची 
अधिसूचना संख्या-1 /पी०-102/ 2008 का०- 148 / राँची, दिनांक- 7 जनवरी, 2014 द्रष्टव्य । 


( ह०/) अस्पष्ट , 
भारग्राही पदाधिकारी । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 3- 50 | 


